रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .- 33004 /99 


सपमेयजयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 13 , 2011 / वैशाख 23 , 1933 
NEW DELHI, FRIDAY , MAY 13 , 2011 /VAISAKHA 23, 1933 


सं . 846 ] 
No. 8461 


पाइपलाइन्स लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से . 
सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, 
दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी । 

- अनुसूची 
तामील : ओसियों जिला : जोधपुर राज्य : राजस्थान 
क्रम गांव का नाम खसरा 
संख्या 

बिस्वा 
(1) ( 2) 

(3 ) 
1 राजासनी 
2 मथानिया . 

647/17 


क्षेत्रफल 


69 


817 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
- अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 मई , 2011 
का. आ . 1043 ( अ). - केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह 
आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में मुन्द्रा से पंजाब राज्य में 
भठिण्डा तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिए एचपीसीएल - मित्तल 
पाइपलाइन्स लिमिटेड ( गुरु गोबिन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड की 
समनुषंगी) द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए; 

और, केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है , जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने 
का प्रस्ताव है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; . 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा करती है ; 

कोई व्यक्ति , जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , 
उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की 
प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के 
भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के 
अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री मघाराम चौधरी , सक्षम प्राधिकारी , 
एच. पी . सी . एल .- मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड , ई- 103 , कल्पतरु 
शॉपिंग सेन्टर, कल्पतरु सिनेमा के पास , जोधपुर, राजस्थान - 342001 , 
को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा । 

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम , 1962 की 
धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल - मित्तल 


3 


डांवरा 


4 
5 


बासनी डांवरा 
नांदिया कलां 
जेतियावास 
नादिया खुर्द 


819 
768 
3872 
1079 
115912 
2020/2 
1091n. 
347/ 1 

214 
474/ 210/ 3 
255 / 1 
210 

2/3 
[ फा . सं. आर -31015/ 45 /2008 - ओ आर- II ] 

अरुणोदय गोस्वामी , अवर सचिव 


808822288-39 


7 


8 


धनारी कला 

. . 


1706 GI/ 2011 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART IBSEC . 3 (ii)] 


would lie against the Central Government on any matter 
relating to the pipeline . 

SCHEDULE 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION : 
New Delhi, the 4th May, 2011, 
S. O . 1043( E ). — Whereas, it appears to the Central 
Government that it is necessary in the public interest that 
for the transportation of Crude Oil from Mundra in the 
State ofGujarat to Bathinda in the State of Punjab, a pipeline 
should be laid by HPCL-Mittal Pipelines Limited , (a 
subsidiary of Guru Gobind Singh Refineries Limited); 

And whereas, it appears to the CentralGovernment 
that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary 
to acquire the right of user in land under which the said 
pipeline is proposed to be laid and which is described in 
the Schedule annexed hereto ; 


Tehsil : Osiyan District : Jodhpur State : Rajasthan 
Si. Name of the Khasra 

Area 
No . Village No. Bigha Biswa 
(1) (2) 
1 Rajasani 
2 Mathaniya 647/ 17 

817 00 
819 


768 


4. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right ofUser in Land ) 
Act , 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 

. Any person , interested in the land described in the 
said Schedule may, within twenty - one days from the date 
on which copies of the Gazette of India containing this 
notification are made available to the public, object in 
writing to the acquisition of the right of user therein for 
laying of the pipeline under the land to Shri Magharam 
Chaudhary , Competent Authority , Mundra Bathinda Crude 
Oil Pipeline Project,HPCL -Mittal Pipelines Limited , E - 103 , 
Kalpataru Shopping Center, Near Kalpataru Cinema, 
Jodhpur,Rajasthan - 342 001. 

HPCL -Mittal Pipelines Limited shall be exclusively 
liable for any compensation in terms of Section 10 of the 
P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding 


8888888855585585 


5 . 


38712 
Danwara 10790 

1159 /2 
BasniDanwara 202012 
Nandiya Kalan 109 /2 
Jetiyavas 347/1 
Nandiya Khurd 214 

474/210 /3 
255/ 1 

210 
Dhanari Kalan 2 /3 


6. 
7. 


00 
11 
11 


8. 


[F.No, R -31015 /45/ 2008 -0 .R - II] 
ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


11 


119 


i 


HHH TEWP 


. P 


+1 .1 MO11- 1 


MANE 


I 


1. 


l 


et H 


4 


# * # # 


1 :48 


* * 


16 HH 


* Dinamit 


